रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग – खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 144 ] 
No. 144 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 3, 2014 / ज्येष्ठ 13 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2014 / JYAISTHA 13, 1936 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 जून, 2014 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd June, 2014 


सं . 3 / 1 / 2014- पब्लिक . — भारत सरकार अत्यन्त 
दुःखपूर्वक यह उद्घोषित करती है कि श्री गोपीनाथ पाण्डुरंगराव 
मुंडे, केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार का 
3 जून , 2014 को निधन हो गया है । 


No. 3 / 1/ 2014 -Public. — The Government of 
India announce ,with profound sorrow , the death of 
ShriGopinath Pandurangrao Munde, Union Minister 
for Rural Development, Government of India on 
June 3rd , 2014 . 


अनिल गोस्वामी , गृह सचिव 


ANIL GOSWAMI, Home Secy . 


2296 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC. 1 ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 जून , 2014 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd June , 2014 


OBITUARY 
No. 3/1 /2014 -Public. — The Cabinet has learnt 
with profound sorrow about the sad and sudden passing 
away of Shri Gopinath Pandurangrao Munde , Union 
Minister of Rural Development on 03.06 . 2014 in 
New Delhi. The Cabinet condoles the untimely and sad 
demise of ShriMunde . 


2 . Born on 12 . 12. 1949 in Nathra Village , Tehsil 
Parali in the Beed District of theMarathwada region in 
Maharashtra , Shri Munde was a prominent politician 
and a senior leader of the Bharatiya Janata Party (BJP ) . 
He was a Member of the Legislative Assembly (MLA ) 
in Maharashtra for five terms during 1980 - 1985 and 
1990 - 2009 . Hewas also the Leader of Opposition in the 
Maharashtra Legislative Assembly during 1992 - 1995 . 
He held the post of the Deputy Chief Minister of 
Maharashtra from 1995 - 1999 . 


निधन सूचना 
सं . 3 / 1 / 2014 - पब्लिक. — मंत्रिमंडल को श्री गोपीनाथ 
पांडुरंगराव मुंडे , केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के नई दिल्ली में 
दिनांक 3 - 6 - 2014 को हुए दुःखद एवं आकस्मिक निधन के बारे 
में जानकर अत्यधिक दुःख हुआ है । मंत्रिमंडल श्री मुंडे के 
असामयिक और दुःखद निधन के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता है । 

2. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में नाथरा गांव , तहसील 
परली ,जिला बीड में दिनांक 12 - 12 - 1949 को जन्मे , श्री मुंडे एक 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के वरिष्ठ 
नेता थे। वह वर्ष 1980 - 1985 तथा 1990 - 2009 के दौरान पांच 
बार महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे । वह वर्ष 1992 - 1995 के 
दौरान महाराष्ट्र विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे । वह वर्ष 1995 
से 1999 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद पर रहे । 

3. श्री मुंडे वर्ष 2009 में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए 
थे तथा उन्होंने 15वीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के उप नेता 
के रूप में कार्य किया । श्री मुंडे वर्ष 2014 में बीड निर्वाचन क्षेत्र से 
16वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए तथा 26 - 5 -2014 
को भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किए 
गए । 

4. श्री मुंडे ने नाथरा गांव , बीड जिला में सरकारी प्राथमिक 
विद्यालय में पढ़ाई की , जहां “ पेड़ के नीचे" कक्षाएं चलाई जाती 
थीं । उन्होंने बाद में परली में जिला परिषद हाई स्कूल में पढ़ाई की । 
उन्होंने अम्बेजोगई कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया । उन्होंने 
अपने कॉलेज के दिनों के दौरान ही राजनीति में प्रवेश किया तथा 
भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा की 
महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया । वह जमीनी 
स्तर के राजनेता थे और जनसामान्य की समस्याओं के प्रति 
अत्यधिक संवेदनशील थे । उन्होंने अपने लोक उत्तरदायित्वों का 
निर्वहन कुशलता, आत्मविश्वास तथा सम्मान के साथ किया । । 

5. वह अपने पीछे अपनी पत्नी और तीन बेटियों को छोड़ 
गए हैं । 

6. मंत्रिमंडल , श्री गोपीनाथ मुंडे द्वारा विभिन्न हैसियतों से 
राज्य और राष्ट्र के स्तर पर देश के प्रति की गई सेवाओं की सराहना 
करता है । मंत्रिमंडल उनके अत्यंत दु: खद निधन पर देश को हुई 
अपूरणीय क्षति और शोक का अनुभव करते हुए गहन संवेदना 
व्यक्त करता है । उनके असामयिक निधन से राष्ट्र ने संपूर्ण 
राजनैतिक परिदृश्य में अत्यंत समादृत , अनुभवी और दूरदर्शी नेता 
खो दिया है । मंत्रिमंडल संपूर्ण राष्ट्र की ओर से शोक - संतप्त 
परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है । 


3 . Shri Munde was elected to the Lok Sabha in 
2009 and served as the Deputy Leader of the BJP in the 
15th Lok Sabha . Shri Munde was elected as a Member 
of the 16th Lok Sabha in 2014 from the Beed Constituency 
and was inducted as the Minister of Rural Development 
in the Government of India on 26 .05 .2014 . 


4 . Shri Munde attended the Government primary 
school in Nathra village , Beed district where classes 
were conducted “ under a tree ” . He later attended the 
Zilla Parishad high school in Parali . He graduated in 
commerce from a college in Ambajogai. He joined Politics 
during his college days and also served as the President 
of the Maharashtra unit of the BJP s youth wing , the 
Bharatiya Janata Yuva Morcha. He was a grassroots 
political leader with extraordinary sensitivity to the 
problemsof the common people . He handled his public 
responsibilities with tact, aplomb and grace . 


5 . He is survived by his wife and three daughters. 


6 . The Cabinet places on record its appreciation 
of Shri Gopinath Munde s services to the nation in 
differentcapacities both at the State and National level. 
The Cabinet also expresses its deep sense of loss and 
grief on his tragic death . In his untimely demise , the 
nation has lost an experienced and visionary leader who 
was held in high esteem across the political spectrum . 
On behalf of the entire nation, the Cabinet extends its 
deep condolences to the bereaved family. 


अनिल गोस्वामी , गृह सचिव 


ANIL GOSWAMI, Home Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


